REGD. NO . D . L. --. - 33004 / 95 


रजिस्ट्री में . डी . एल . -- 33004/ 95 


AT 


A 


. 


मयमय जयन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


। असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


t . 115) 
No. 115 ] 


नई wिी , सोमवार , जुलाई 10, 1995/ आषाढ 19, 1917 
NEW DELHI , MONDAY, JULY 10, 1995 ASADHA 19 , 1917 


( 2 ) मूल धारक द्वारा बाद में बैंकों , निगमों अथवा 
किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति को स्टाक का 
पैरा 12 में यथा -निर्धारित पद्धति के अनुमार अन्तरण करने 
और इन अन्तरितियों द्वारा इसके बाद स्टाक का फिर 
अंतरण करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा और ये अन्तरिति 
स्टाक धारण करने के पात्र होंगे । 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 जुलाई , 1995 
12 प्रतिशत सरकारी स्टाफ , 1995 के रूपान्तरण में 13. 25 

प्रतिशत स्टाक , 1997 की बिक्री । 
एफ . सं . 4( 4 ) डब्ल्यू . एण्ड एम . / 95 : -- भारत सरकार 
एतद्द्वारा 15 अक्तूबर, 1995 को परिपक्व होने वाले 12 
प्रतिशत सरकारी स्टाफ , 1995 के रुपान्तरण में दो वर्ष की 
अवधि के 13 . 25 प्रतिशत सरकारी स्टाक ( प्रतिभूतियां ) 
(जिसे इसके बाद स्टाक " के रूप में संदर्भित किया जाए ) 
की निम्नलिखित शर्तों के अधीन निको अधिसूचित करतो 


( 3 ) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का 
नागरिक नहीं है अथवा कोई विदेशो कानो द्वारा जिसका 
भारत में कार्यालय है , इसके परवान यपा-निसारित शो के 
अनुसार सरकारी स्टाक पर लागू कानूनों के अन्य उपबंधों 
के अतिरिका विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 के 
उपबंधों के अधीन ही निवेश किया जाएगा । 


प्रावेदन पन्न 


निवेश के लिए पात्रता 

2. ( 1 ) 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 के समा 
धारक इस स्टाक में अभिदान करने के पात्र होंगे । 


3 . ( 1 ) इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सरकारी स्क के क्रय 
के लिए आवेदन इसके साथ अनुबंध में दिए गए निर्धारित 
प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिमके साथ इस अधि 
सूचना के पैरा 4 में यथा -निर्धारित तरीके से अभियान को राशि 
भी दो जाए । 


1668 GI / 95 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART I - SEC . 1 ] 


- - - 


- - 


- - - - - 


रूपान्तरण की तारीख /स्टाक का निर्गम : 

8. 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक के रुपान्तरण की तारीख 
14 जुलाई, 1995 होगी । तदनुसार , स्टाक के निर्गम की 
सारीख 14 जुलाई, 1995 होगी । 
प्रतिभूति का रूप : 

9. मरकारी स्टाफ लोक ऋण नियमावली, 186 के 
नियम 5 में यथानिदिष्ट स्टाक प्रमाण-पत्र अथवा सहायक 
सामान्य बही खाते के रूप में जारी किया जाएगा । 


ज्याज : 


( 2 ) खाली प्रायवन - पन्न भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट , 
बम्बई- 400 001 के लोक ऋण कार्यालय से प्राप्त किए जा 
मकते हैं । 

( 3 ) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 13 जुलाई , 
1995 को बैंक की कार्यविधि समाप्त होने अर्थात् सायं 
2 , 30बजे से पूर्व उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने 
चाहिए । सरकारी स्टाक के क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करने 
वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रावेदन पत्र ( अनुबन्ध ) में 
सम्मिलित शर्तोंद्वारा भी पाबद्ध होंगे । जिन मावेदन पन्नों में 
इस अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित ब्यौरे नहीं दिए जाएंगे 
अथवा जिनमें ब्योरे अपूर्ण होंगे , उन्हें आवेदन को बताए 
बिना ही रब्द किया जा सकता है । 
स्टाक के लिए अभिदान की राशि के भुगतान का तरीका 

4. ( 1 ) प्रावेदक द्वारा स्टाक में अभिवान उमके 12 
प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 की निविदा के माध्यम से 
किया जाना चाहिए जिसकी राशि अभिदान किए जा रहे 
स्टाफ के नामित्त अंकित मूल्य की अभिदान राशि के अंकित 
मूल्य के विनियोजन हेतु उसके आवेदन पत्र के साथ ही 
विधिवत प्रस्तुत की जानी चाहिए । 

( 2 ) सरकारी स्टाक को 10, 000 रुपए ( अंकित मून्य ) 
की न्यूनतम राशि और उसके बाद 10, 000 रुपए के गुणजों में 
निर्गमित किया जाएगा । 
निगम को पद्धति : 

____ 5. ( 1 ) सरकारी स्टाक भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट 
बंबई- 400 001 द्वारा निर्गमित किया जाएगा । 

( 2 ) भारतीय रिजर्व बैंक को यह विवेकाधिकार होगा 
कि यदि वह उचित समझे तो कोई कारण बताए बिना ही 
किसी या सभी प्रावेदन पत्रों को या तो पूर्णतः अथवा अंशतः 
स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है । 

( 3 ) स्टाक का निर्गम रुपान्तरण हेतु प्रस्तुत किए गए 
12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 के अंकित मूल्य के बराबर 
मूल्य के लिए किया जाएगा और इस 12 प्रतिशत सरकारी 
स्टाक , 1995 के अंकित मूल्य पर 13 जुलाई, 1995 तक 
जिसमें 13 जुलाई , 1995 का दिन भी शामिल होगा , देय तथा 
भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि का भुगतान 
आवेदक को 14 जुलाई, 1995 को किया जाएगा । 
निर्गम मूल्यः 

6. 13. 25 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 1997 को 100 . 00 
रुपए प्रतिशत पर जारी किया जाएगा । 


10. ( i ) सरकारी स्टाक पर 13 . 25 प्रतिशत वार्षिक 
व्याज मिलेगा । सरकारी स्टाक पर व्याज की गणना 14 जुनाई , 
1995 से की जाएगी और उसका भुगतान भारतीय रिजर्व 
बैंक के अहमदाबाद , बंगलोर, भुवनेश्वर , बम्बई,कता, 
गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, कानपुर , मद्रास, नागपुर , नई 
दिल्ली , पटना और तिरूवंनतपुरम स्थित लोक ऋण 
कार्यालयों , सरकारी कारोबार करने वाले भारतीय स्टेट बैंक 
और संबद्ध बैंकों को शाबाओं तया जम्मू और कश्मोरएम 
कम राज्यों को छोड़कर जहां भारतीय रिजर्व बैंक का 
कोई कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक या उसके संबद्ध बैंक की 
कोई शाखा न हो वहां लोक ऋण कार्यालय का कार्य करने 
वाले किसी भी राजकोर या उप- राजकोष में अल- वार्षिक 
रूप में किया जाएगा । 

( ii ) व्याज का भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णाक 
में किया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ, पचास पैसे से कम व्याज 
की राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और पचास पैसे 
अथवा अधिक को अपने रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा । 
वापमी- अदायगी की तारीख : 

11. मरकारी स्टाक को वापमी अदायगी दिनांक 14 
जुलाई, 1997 को सममुल्य पर भारतीय रिजर्व बैंक के उस 
लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी जहां पर वे वापसी 
अदायगी के समय पंजीकृत हैं । 


सरकारी स्टाक की हस्तांतरणीयता : 
____ 12. ( i ) लोक ऋण अधि नियम , 1944 के उपबंधों, 
उसके अधीन बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 1946 और 
इस अधिसूचना की शर्तों तथा इस अधिसूचना के दायरे में आने 
वाले निर्गम के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय - समय 
पर जारी की जाने वालो किभी अतिरिक्त अधिसूचना के 
अनुसार सरकारी स्टाक को नवोकृत , उप विभाजित , समेकित , 
रुपांतरित अथवा अंतरित किया जा सकता है । 

( ii ) सरकारी स्टाक के संबंध में जारी की गई प्रति 
भूति का एक रूप से दूसरे रूप में रूपान्तरण उन रूपों से 
संबंधित प्रतिबंधों के अधीन होगा जमा कि इस अधिसूचना 
के पैरा 9 में निर्धारित किया गया है । 


स्टाक का नामिनल मूल्य : 

7. आवेदन किए गए सरकारी स्टाक का नामिनल मूल्य 
रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किए गए 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 
1995 के अंकित मूल्य के बराबर होगा । 


[ भाग I - - वण्य 1 ] 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 
- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- -- - -- - - -- - - - --.. 
सरकारी स्टाक के संबंध में प्रयोज्य कानून 

( 2 ) भारत में इस समय लाग कर कानूनों के उपबंध 
13. ( 1 ) मरकारी स्टाक को अभिदान करने वाले 

सरकारी स्टाक के निवेशक अथवा धारक की कर संबंधी 
अथवा धारण करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकारों का 

देनदारी के मूल्यांकन और निर्धारण करने के प्रयोजनों हेतु 
निर्धारण ऐसे सभी प्रश्नों के साथ किया जाएगा जो उभ 

प्रयोज्य होंगे । 
अधिसूचना तथा इम संबंध में भारत सरकार द्वारा समय - समय 

( 3 ) मरकारी स्टाक के संबंध में किसी विवाद का निर्णय 
पर जारी की जाने वाली ऐमो अन्य अधिसूचनाओं के माथ 

भारत में न्यायालयों द्वारा किया जायगा । 
पठित लोक ऋण अधिनियम , 1944 और लोक ऋण नियमा 
वली, 1946 या इम मंबंध में भारत मरकार के परामर्श 
से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य मे जागे को जाने वाला 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से , 
प्रेस विज्ञप्तियों की शर्तों द्वारा निपटाए जाते हैं । 

पी . एन , भट्टाचार्य, अपर बजट अधिकारी 


सेवा में , 

मुख्य महाप्रबंधक , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
थोक ऋण कार्यालय , 

फोर्ट , बम्बई- 400001 
प्रिय महोदय , 

12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 की 13 . 25 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 में रूपान्तरण के लिए आवेदन -पन्न । 

भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 4 ( 4 ) उठल्यू एंड एम / 95 दिनांक 10 जुलाई , 1995 
के अनुसरण में मैं हम अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा नीचे निर्धारित किए गए अनुसार दिनांक 14 जुलाई, 1995 को 12 प्रतिशत सरकारी 
स्टाक , 1995 को 13. 25 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 में बदलने के लिए निविदा देता हूं/ दते है : 

( i ) नाम 
( ii ) पता 
( iii ) थोक ऋण कार्यालय बस्बई में एस . जी . एल , खाता संख्या 

वारा/ एस . एल . 
( iv ) रूपान्तरण के लिए प्रस्तुत किए गए स्टाक प्रमाणपत्र की संख्या /संख्याएं 

( v ) दूरभाष संख्या 
( vi ) रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किए गए 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 199 5 का नामिनल 

रुपए 
मूल्य अर्थात अभिदान किए जा रहे 13 . 25 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1997 का 

नामिमल मूल्य 
( vii ) स्थान जहां व्याज का भुगतान किया जायगा । 


( viii ) नया स्टाक किस रूप में अपेक्षित है 


स्टाक प्रमाणपत्र सहायक सामान्य बही 

खाता 


वचन 


1 . मैं हम सहमत हूं/हैं , वचन देता हूं देते है कि मेरा हमारा प्रावेदन स्वीकार कर लिए जाने पर मैं हम अापके कार्यालय 
से स्टाक के आबंटन की सूचना और लोक ऋण कार्यालय , बम्बई में हमारे एस . जी . एल . खाते में नाम डालने जमा करने संबंधी 
सलाह देने वाले स्वीकृति -पत्र को तत्काल प्राप्त कर लूंगा लेंगे । 

2. मैंने हमने दिनांक 14 जुलाई, 1995 को निर्गमित होने वाले 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 के 13 . 25 प्रतिशत 
सरकारी स्टाक 1997 में होने वाले रूपान्तरण पर लागू शर्ते पढ़ ली हैं और उनका पालन करने का वचन देता हूं देते हैं । 

भवदीय , 
दिनांक : 

आवेदक के हस्ताक्षर 
कार्यालय की मुहर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - - SEC . 11 


- 


- 


( 3 ) 


टिप्पणियां : 
- 1. यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठा लगाकार किए गए 
हैं तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही दी जाए । गवाहों 
के हस्ताक्षर के साथ उनका पूरा नाम व्यवसाय और पता 
दिया जाए । 

2 . यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से 
किया जाता है तो निलिखित प्रलेख , यदि लोक ऋण 
कार्यालय में कुता किर गर हो , निवेश को धनराशि 
सहित लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं : 
( 1 ) सम्मिलन पंजीकरण का मूल प्रमाणपत अवका 

जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय 

की मुहर के अधीन उसको सत्यापित प्रति । 
( 2 ) ज्ञापन और अन्तर्नियमावी या कंपनी/निकाय के 

नियमों और विनियमों/ उप -नियमों की प्रमाणित 
प्रतिलिपियां । 
कंपनी /निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों 
का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ( व्यक्तियों ) 
के पक्ष में उसके उनके विधिवत अधिप्रमाणित नमूना 
हस्ताक्षर ( हस्ताक्षरों ) सहित संकल्प की प्रमाणित 
प्रति । 

शर्ते 
1. सरकारी स्टाक दस हजार रुपए अंकित मूल्य की 
न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किया जाएगा । 

2. भारतीय रिजर्व बैंक को यह पूर्ण विवेकाधिकार 
प्राप्त होगा कि वह यदि उचित समझे तो कोई कारण 
बिना ही किसी एक अथवा सभी आवेदनपत्रों को या तो पूर्णतः 
या आंशिक रूप से स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे । 

3 . आबंटन के लिए आवेदन की स्वीकृति के मामले में 
आवेदक को स्टाक प्रमाणपत्र जारी करके अथवा लोक ऋण 
कार्यालय , बम्बई में उसके सहायक सामान्य बही खाते में 
आवेदित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बराबर मूल्य जमा 
करके सरकारी स्टाक का निर्गम किया जाएगा । रूपान्तरण 
के लिए प्रस्तुत किए गए 12 प्रतिशत सरकारी स्टाक , 1995 
के अकित मूल्य के बराबर मूल्य की राशि को लोक ऋण 
कार्यालय , भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई के सहायक सामान्य 
बही खाते के नामे डाला जाएगा । 


(Securities ) of Two year tenure (hereinafter referred 
to as " the Stock " in conversion of 12 per cent Govt 
ernment Stock , 1995 maturing on October 15 , 1995 
subject to the following terms and conditions . 
Eligibility for Investment 

2 . ( i) All holders of 12 per cent Government Stock , 
1995 will be eligible to subscribe to the Stock . 

( ii ) There will be no restriction on subsequent 
transfer of the Stock by an original holder in favour 
of any other person including banks, corporations, or 
any other body and subsequent transfer of the Stock 
by such transferees in the manner as stipulated in 
para 12 hereinafter and such transferee shall be eligi 
ble to hold the Stock . 

( iii ) Lavestment in the Stock by a person who is 
not a citizen of India or a foreign company having its 
office in India , shall be subject to the provisions of 
*he Foreign Exchange Regulation Act , 1973 in addi 
tion to the other provisions a laws applicable to Gov 
ernment Stock as per the terms as stipulated herein 
after . 
Application Form 

3 . (i ) Applications for purchase of Government 
Stock should be submitted by interested persons in 
the prescribed form of application as given in annex 
ure hereto togetherwith the amount of subscription 
in the manner as stipulated in paragraph 4 of his 
notification. 

( ii ) Blank application forms may be obtained from 
the Public Debt Office of the Reserve Bank of India . 
Fort, Bombay- 400001 . 

( iii ) The application form , duly filled in , should 
be submitted to the aforesaid Office on July 13 , 1995 , 
before the close of banking hours i. e. 2 . 30 p. m . 
Interested persons submitting applications for purchase 
of the Government Stock shall be bound also by the 
terms and conditions as included in the prescribed 
form of application (Annexure ) . Applications which 
do not contain the requisite particulars as per this 
notification of which contain incomplete particulars 
are liable to be rejected without any reference to the 
applicanti, 
Mode of Payment of Subscription money for the 

Stock 
___ 4. ( i) Subscription to the Stock should be made by 
an applicant by way of tendering of his 12 per cent 

Government Sock , 1995 duly discharged alongwith. 
his application for appropriation of its face value to 
wards subscription money for the nominal face value 
of the Stock being subscribed to . 

( ii) Government Stock will be issued for a mini 
mum amount of Rs . 10 ,000 ( Face Value ) and in mul 
tiples of Rs. 10 ,000 thereafter. 
Method of Issue 

5 . (i) Government Stock will be issued by the Re 
serve Bank of India, Fort, Bombay -~- 400001 . 

( ii ) Reserve Bank of India will have the discretion 
to accept or reject any or all applications either 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

( Budget Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 10th July , 1995 
Sale of 13 . 25 per cent Government Stock , 1997 in 
conversion of 12 per cent Government Stock, 1995 

F. No. 4 ( 4 ) W & M / 95 . -- Government of India here 
by notifies sale of 13 .25 per cent Government Stock 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[MTI - T 1] 


(ii ) Interest will be paid after rounding off to tho 
nearest whole rupee . For this purpose , amount of 
interest less than fifty paise will be ignored and fifty 
paise or more will be rounded off to the next rupee . 


wholly or partially if it deems it appropriate to do so , 
without assigning any reason . 

( iii ) The Stock will be issucd for value equivalent 
to the face value of the 12 per cent Government 
Stock , 1995 tendered for conversion and amourt of 
interest due and payable upto and inclusive of 13th 
July 1995 on such face value of the 12 per cent 
Government Stock , 1995 shall be payable to the up 
plicant on July 14 , 1995 , 
Issue Price 

6 . 13.25 per cent Government Stock , 1997 will be 
issued at Rs. 100 .00 per cent. 


Date of Repayment 

Il . The Government Sock will be repaid ut par 
on July 14 , 1997 at Public Debt Office of the Reserve 
Bank of India at which they are registered at the time 
of repayment, 
Transferability of Government Stock 

12 . (i ) The Government Stock can be renewed , sub 
divided , consolidated , converted and transferred in 
accordance with the provisions of the Public Debt Act, 
1944 , the Public Debt Rules , 1946 framed thereunder 
and the terms of this notification and any further noti 
fication which may be issued by the Governmeni of 
India from time to time in respect of the issue covered 
by this notification . 


Nominal Value of the Stock 

7 . The nominal value of stock applied for shall be 
equivalent to the face value of 12 per cent Govern 
ment Stock , 1995 offered for conversion . 
Date of Conversion Issue of Stock 

8 . July 14 , 1995 shall be the date of conversion of 
12 per cent Government Stock , 1995 . Accordingly 
date of issue of the Stock shall be July 14 , 1995 . 
Form of Security 

9 . The Government Stock shall be issued in the 
form of Stock Certificate or Subsidiary General Ledger 
Account as referred to in Rule 5 of the Public Debt 
Rules , 1946 . 
Interest 


10 . (1 ) The Government Stock will be in erosi at 
13 . 25 per cent per annum , interest on the Govern 
ment Stock will be reckoned from July 14 , 1995 and 
will be paid half -yearly at the Public Debt Offices of 
the Reserve Bank of India at Ahmedabad , Bangalore , 
Bhubaneswar , Bombay , Calcutta , Guwahati, Hydera 
had , Jaipur, Kanpur , Madras , Nagpur , New Delhi. 
Patna and Thiruyunanthapurum , branches of State 
Bank of India and associate hanks conducting govern 
ment business and at any Treasury or Sub - Treasury 
served by the Public Debt Office where there in no 
office of Reserve Bank of India or branch of Stare 
Bank of India or its associates except the States of 
Jammu & Kashmir and Sikkim . 


( ii ) The conversion of the security issued pertaining 
to the Government Stock from one form to the other. 
will be subject to he restriction with respect to thọ 
forms as stipulated in paragraph 9 of this notification . 
Laws applicable in regard to the Government Stock 

13. { i } The rights of all persons subscribing to or 
holding the Government Stock shall be determined 
with all such questions as are dealt with hy the Public 
Depbt Aci, 1944 and the Public Debt Rules , 1446 read 
with the terms of this No: ifica ion and such other 
Notifications as may be issued from tiine to im . by 
the Government of India in this regard or by the terms 
of Press Releases 35 may be issued in future by 
Reserve Bank of Inilia , in ( 1 .15ultatio1 with Govern 
ment of India in this regard . 

( ii ) The provisions of the tax laws for the time 
being in force in India will be applicable for the pur 
poses of assisying and delerinining the tax bility of 
the investor or holder of the Government Stock , 

( iii ) Any dispute in relation to the Government 
Stuck shall be decided by the Courts in India . 

By Order of the President of India 
P . N . BHATTACHARYYA , Adil, Budget Officer . 


ANNEXURE 


The Chief General Manager , 
Reserve Bank of India , 
Public Debt Office , 
Fort , Bombay-400001.. 


Dear Sir, 
Application for conversion of 12 per cent Government Stock , 1995 into 13.25 per cent Government 

Stock , 1997 
Pursuant to Government of India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs Notificativn 
No. F .4 (4 ) W & M /95 dated 10th July 1995 , I/We, the undersigned hereby tender for conversion of 12 per cent 
Government Stock , 1990 into 13.25 percent Government Stock , 1997 on July 14 , 1995 as set out below : 
1668 GI/95 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I SEC. 13 


- 


(i) Name 
(ii) Address 


(iii ) SGL Account No. at PDO , Bombay 


BY /SŁ 


( iv ) Stock Certificate No /s. tendered for 

conversion 


- 


- 


(v) Telephone No. 
(vi) Nominal value of 12 per cent Government Stock , 

1995 offered for conversion i. e. Nominal Value 
of 13.25 per cent Government Stock , 1997 being 
subscribed to . 


Rs . 


(vii) Place at which interest payment desired . 


( viii ) Form in which new Stock is required 

Stock Certificate ) 
Subsidiary General 

Ledger Account 
Undertaking 

1 . On your acceptance of my/our application , I/we agree /undertake to immediately collect the letter of 
acceptance from your office advising the allotment of the Stock and debit /credit advice to our SGL Account with 
PDO , Bombay . 

2 . I /We have read the terms and conditions applicable to the conversion of 12 per cent Government Stock , 
1995 into 13.25 per cent Government Stock ,.1997 being issued on July 14 , 1995 and undertake to abide by them . 


. 


. . . 


Dated : 


Yours faithfully , 
Signature /Office Stamp 
of the applicant 


NOTES 

- 1 . If the applicant s signature is by thumb mark , 
it shuld be witnessed by two persons. The full name, 
occupation and address of the witnesses should be 
appended to their signature . 

- 2 . If the application is made in the name of a 
registered body , the undernoted documents , if not 
already registered at the Public Debt Office , should 
bé submitted to the Public Debt Office alongwith the 
investment amount : 
(i) Certificate of Incorporation Registration in 

original or a copy thereof certified as true 
by the Issuing authority under his official 

seal. 
( ii) Certified copies of Memorandum and Arti 

cles of Association or the rules and regula 

tions Bye-Laws of the Company body . 
( iii ) Certified copy of resolution in favour of 

person s authorised to deal in government 
securities on behalf of the company body . 


together with his their duly attested speci 
men signature ( s ) . 

Terms and Conditions 
1 . Government Stock will be issued for a minimum 
amount of Rupees Ten Thousand (face value ) and 
in multiples thereof. 

2 . The Reserve Bank of India will have full dis 
cretion to accept or reject any or all applications, either 
wholly or partially, if deemed fit , without assigning 
any reason . 

3 . In the case of acceptance of the application for 
alloiment, Government Stock would be issued to the 
applicant by issue of Stock Certificate or by credit to 
his Subsidiary General Ledger Account maintained 
with Public Debt Office, Bombay for value equivalent 
to the face value of the Security applied for. The 
Subsidiary General Ledger account maintained with 
Public Debt Office , Reserve Bank of India , Bombay 
will be debited for value equivalent to the face value 
of 12 per cent Government Stock , 1995 offered " for 
conversion . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press. Ring Road , Mava Puri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1995 


